इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


ध्य 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 463 ] 


भोपाल , मंगलवार , दिनांक 23 नवम्बर 2021 - अग्रहायण 2 , शक 1943 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2021 


- 


— 


अधि . क्र . 22 - एफ - 1-410-2020 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की 
धारा 5 - क की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्वारा , नीचे दी गई सारणी में 
वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को सम्मिलित कर नगर परिषद् , पुनासा , जिला खण्डवा का गठन करती है : 


अनुसूची - एक 


क्र . 
( 1 ) 


जिला 
( 2 ) 


तहसील 
( 3 ) 


ग्राम पंचायत का नाम 

( 4 ) 


सम्मिलित क्षेत्र / ग्रामों का विवरण 

( 5 ) 


1 


खण्डवा 


पुनासा 


( 1 ) 
( 2 ) 


पुनासा 
दामखेडा कलां 


( 1 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 1 ) 


पुनासा 
दामखेडा कला 
दामखेडा खुर्द 
उदयपुर 
दौलतपुरा 


( 3 ) 


दौलतपुरा 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

भाशीष बैनर्जी , उपसचिव . 


925 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


